निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


25 भाद्र 1936 ( AO ) 
( संo पटना 755 ) पटना, मंगलवार , 16 सितम्बर 2014 


सं0 08 / आरोप - 01 - 115 / 2014, सा०प्र० - 11707 

सामान्य प्रशासन विभाग 


- 


- 


- - 


संकल्प 

25 अगस्त 2014 
श्री ओम प्रकाश पॉल, (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक - 496 / 2011, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मधुबन , 
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी सम्प्रति जिला आपूर्ति पदाधिकारी, पश्चिम चम्पारण , बेतिया के विरुद्ध आपदा प्रबंधन विभाग , 
बिहार , पटना के पत्र ज्ञापांक - 1800 / आ०प्र०, दिनांक 14. 07 . 2008 के द्वारा मुख्य मंत्री आवास योजना के कार्यान्वयन में 
दिशा निदेश का उल्लंघन करते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया । 

2. प्रतिवेदित आरोप विभागीय पत्रांक - 12544, दिनांक 28.11. 2008 के द्वारा श्री पॉल को भेजते हुए स्पष्टीकरण 
की माँग की गई एवं प्राप्त स्पष्टीकरण पर आपदा प्रबंधन विभाग , बिहार, पटना से विभागीय पत्रांक - 10887 दिनांक 05. 
11. 2009 के द्वारा मंतव्य हेतु अनुरोध किया गया । श्री पॉल के स्पष्टीकरण पर आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार , पटना का 
मंतव्य प्राप्त नहीं हो सकने के कारण प्रपत्र - क में गठित आरोप एवं आरोपी के स्पष्टीकरण के विश्लेषण के उपरांत 
पाया गया कि आरोपित पदाधिकारी ने पूर्व में 462 लाभुकों की सूची सौंपी थी जिसमें बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त 
मकानों की सूची सम्मिलित थी । बाद में उन्होंने सूची में स्वंय सुधार कर 121 लाभुकों की सूची जिला पदाधिकारी को 
समर्पित किया जो बाढ़ से क्षतिग्रस्त था , अन्ततोगत्वा त्रुटि का निकरण आरोपित पदाधिकारी ने स्वंय किया । कोई 
वित्तीय अनियमितता घटित होने का जिक्र आरोप पत्र एवं प्रतिवेदनों में नहीं है, क्योंकि सूची में सुधार कर दिया गया 
जिसके कारण निर्धारित पात्रता वाले लाभुकों से भिन्न किसी व्यक्यिों को लाभ होने की घटना घटित नहीं हुई । 


बिहार गजट ( असाधारण ), 16 सितम्बर 2014 
श्री पॉल को ऐसे महत्वपूर्ण योजना की सूची बनाते समय आरंभ में ही सचेष्ट रहना चाहिए था । श्री पॉल को 
उक्त कारणों से बिहार सरकारी सेवक ( वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली, 2005 के नियम - 14 के तहत 
निन्दन की शास्ति दी जाती है । 
आदेश : - आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में 
प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रति सभी संबंधित को भेज दी जाय । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

केशव कुमार सिंह, 
सरकार के अपर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 755 -571 + 10 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


